निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 152) पटना , मंगलवार , 28 फरवरी 2017 


निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

29 अप्रील 2016 
सं० V / ई1 - 101 / 2015 - 2126 श्री सुरेश कुमार कनौडिया , जिला अवर निबंधक , शिवहर के दिनांक 30.04. 
2016 से वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री निगम प्रकाश ज्वाला, जिला अवर निबंधक, सीतामढ़ी अपने कार्यो के 
अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , शिवहर के भी कार्यों का सम्पादन करेंगे । 

2. श्री ज्वाला दिनांक 30 .04.2016 के अपराह्न में जिला अवर निबंधक , शिवहर के पद का प्रभार ग्रहण 
करना सुनिश्चित करेंगे । 

4. श्री निगम प्रकाश ज्वाला को जिला अवर निबंधन कार्यालय , शिवहर के कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य 
विपत्रों की निकासी हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 के अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है । 

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 
5. इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

अभय राज, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 152 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


